. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या - 22 


18 श्रावण, 1937 ( श०) 
राँची, बुधवार - 

9 अगस्त , 2017 (ई०) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 747-752 भाग- 4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक " अ " .. 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 9 अगस्त , 2017 


748 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


- 


- 


- 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 
14 जुलाई, 2017 


संख्या-8/ गठन/118/ 2014/ न वि॰आ० - 4490-- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, 
राँची के विभागीय अधिसूचना संख्या-2093, दिनांक 15 जून , 2017 द्वारा आदित्यपुर नगर परिषद् 
वर्ग- क को मूल स्वरूप में आदित्यपुर नगर निगम घोषित किया गया है । 

अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट में आदित्यपुर नगर निगम की जनसंख्या-173783 अंकित 
है , जो त्रुटिपूर्ण है । वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आदित्यपुर नगर निगम की जनसंख्या 
174355 है । 

अतः आदित्यपुर नगर निगम की जनसंख्या- 173783 के स्थान पर 174355 पढ़ा जाय । 
2. अधिसूचना संख्या- 2093, दिनांक 15 जून , 2017 शेष यथावत रहेगा | 
3. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


749 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 9 अगस्त , 2017 


आदित्यपुर नगर निगम एक झलक में 


ल 


1 . कुल जनसंख्या 

:- 174355 
पुरूषों की संख्या 

: - 91290 
महिलाओं की संख्या 

:- 82493 
4 . जनसंख्या घनत्व 

:-3000 व्यक्ति प्रति वर्ग कि . मी . 
गैर कृषि कार्य में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत :- 90 % से अधिक 


आदित्यपर नगर निगम की चौहद्दी 


1 . उत्तर 
2. दक्षिण 
3. पूरब 
4. पश्चिम 


:- स्वर्णरेखा नदी 
:- खरकई नदी 
:- स्वर्णरेखा नदी 
:- राहरगोड़ा 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 9 अगस्त , 2017 


750 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
4 अगस्त , 2017 


संख्या -2/ राज. स्था .-03/ 2017-4081/ रा.,-- श्रीमती शुभ्रा रानी, अंचल अधिकारी , सरायकेला को 


उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला - भू-अर्जन पदाधिकारी , सरायकेला- खरसावाँ के रूप में कार्य करने 
हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 (" The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and 
Resettlement Act-2013") की धारा 3( g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


___ 751 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 9 अगस्त , 2017 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
4 अगस्त , 2017 


संख्या -2/ राज. स्था .-03/ 2017-4082/ रा.,-- श्री सुनील कुमार, अंचल अधिकारी, चाण्डिल को उनके 
कार्यों के अलावे , अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ के रूप में कार्य करने हेतु 
भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (" The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and 


Resettlement Act -2013 ") की धारा 3(g ) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 


विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 9 अगस्त, 2017 


752 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
4 अगस्त , 2017 


संख्या-2/ राज. स्था .- 03/ 2017- 4084/ रा.,-- श्री जगबंधु महथा , ( झा०प्र०से०) अनुमंडल पदाधिकारी , 
सिमडेगा को उनके कार्यों के अलावे , अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा के रूप में कार्य 
करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( "The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition 
Rehabilitation and Resettlement Act- 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त 
की जाती है । 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 22 --50 | 


